निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


6 वैशाख 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 354) पटना , मंगलवार , 26 अप्रील 2016 


ल 


निगरानी विभाग 
सूचना भवन, पटना 


- 


- 


__ अधिसूचना 

26 अप्रील 2016 
सं0 नि० वि० स्था० - 24 / 2016 - 1176 — श्री रत्न संजय, भा०पु०से०, पुलिस महानिरीक्षक , विशेष निगरानी 
इकाई, बिहार, पटना को उनके निजी खर्च पर निजी कार्य हेतु विदेश यात्रा करने की अनुमति दी जाती है । 

___ 2. उक्त के आलोक में इन्हें दिनांक 02.05 .2016 से 13.05 .2016 तक कुल -12 (बारह ) दिनों का उपार्जित 
अवकाश उपभोग करने की स्वीकृति भी दी जाती है । 
3. इसमें राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

विनोद कुमार, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 354- 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http: // egazette. bih. nic.in 


